निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


23 ज्येष्ठ 1941 ( श० ) 
( सं0 पटना 695 ) पटना , वृहस्पतिवार , 13 जून 2019 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचना 

11 जून 2019 
सं० 17 / स्था0 - 09 - 01 / 2019 – सा .प्र. -7829 — श्री अभिमन्यु दास (बि. स. से.), अवर सचिव, निर्वाचन विभाग , 
बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए शिक्षा विभाग , बिहार, पटना में अवर सचिव के पद पर अगले आदेश तक के 
लिए पदस्थापित किया जाता है । 
2. विभागीय अधिसूचना सं0 - 7453 दिनांक 31. 05. 2019 को एतद् द्वारा रद्द किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

सिद्धेश्वर चौधरी, 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 695- 571 + 10- डी0टी0पी0 । 

___ Website : http :// egazette . bih. nic.in 


